रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सयमेवमयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II- Section 3– Sub -section (ü ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 575] 
No. 575] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 11, 2013 / फाल्गुन 20 , 1934 
____ NEW DELHI , MONDAY , MARCH 11 , 2013/PHALGUNA 20, 1934 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2013 
का . आ . 619 ( अ)... केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 1467 ( अ) , तारीख 4 जुलाई, 2012 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कडापा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 167/ 750 कि . मी . 
से 224/360 कि . मी. ( कडापा - कुरनूल सेक्शन ) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध 
और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 10 अगस्त , 2012 को 
" वार्था " और " हिन्दू " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

. और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


1028 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - --SEC . 3( ii)] 


अनुसूची 
आन्ध्र प्रदेश राज्य के कड़ापा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 167 .750 कि . मी 224. 360 कि . मी .( कड़ापा - कर्नुल 
सेक्शन ) तक के प्रस्तावित मार्गधिकार में अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण 


क्रम | जिले का | तालुक / 
संख्या । नाम 

मण्डल का 

नाम 


गाँव का 
नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 


| भूमि का भूमि की । क्षेत्रफल | भूस्वामी / हितबद्व व्याक्ति | 

प्रकार | प्रकृति (एकड़ का नाम 


1 


इनाम 


2 3 4 5 

6 7 8 
कड़ापा |1. चेन्नूर चेन्नूर 18/ 11 / ए192 | इनाम - आई डी 0. 01 ए. डब्ल्यू 
18/ 12/ ए1बी | इनाम | आई डी | 0. 01 ग्रीन को . एनर्जी पावर 

प्लांट 
18/ 12 / बी2 | इनाम । आई डी | 0.09 ग्रीन को. एनर्जी पावर 

प्लांट 
22/ 1ए1बी इनाम आई डी 0. 13 ग्रीन को . एनर्जी पावर 

प्लांट 
22 / 2ए1बी इनाम आई डी | 0.03 ग्रीन को . एनर्जी पावर 

प्लांट 
21/ 6बी 

आई डी | 0.03 ग्रीन को. एनर्जी पावर 

प्लांट 
21 / 7ए1बी | इनाम | आई डी | 0. 16 ग्रीन को. एनर्जी पावर 

प्लांट 
2. मयदुकुर मयदुकुर | 809 / 1बी इनाम | आई डी | 0. 30 चिटटीबोइना नादीपी 

सुबारायुडु पुत्र श्री पेडडा 

सुबाना 
1318/ 1बी इनाम आई डी 0. 16/वालामकोंडु श्रीनिवास पुत्र 

श्री सुब्बारायुडु 
कमानूरू श्रीनिवास पुत्र 
श्रीनियासुल्लु 
कमानूरू छलापति पुत्र श्री | 
श्रीनिवासुलु , 
कमानूरू वेकंटा बाइया 
पुत्र श्री श्री नु 


1318/ 4 
1309 / 1 


इनाम | आई डी 
इनाम | आई 


नाइया पुत्र 
...नेवासुलु 
टी. जी. पी . केनल 
0. 10 गोसेटटी लक्ष्मी देवी पत्नी 

पेडडा रामा मुनाइया 


पंडित रामाइया पुत्र श्री 
पेडडा सुबाइया 


[ भाग II — खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


| 


2 


| 


3 


| 


4 


8 


9 


गोसेटटी लक्षुमाइया 
गुंडब्बी पुत्र श्री लक्षुमाइया 


बंदी रामा लक्षुम्मा पत्नी 

श्री राजा राव 
0. 15 | दुव्वुर महबूब जेलानी बैग 

पुत्र श्री खेदेर हुसैन बैग 


446/ बी / 6ए | पटटा । 


नम 


3. दुव्वुर 


दुखुर 


नम 


4 46 / बी / 7ए | पटटा | नम | 0 .05 | मोगल मुजाफर वाली बैग | 

पुत्र श्री जामल बैग 
446/ बी / 8ए पटटा 

। 0. 06 महबूब बी पत्नी श्री पटेल 

मोहम्मद साहेब 
446 / बी9 । पटटा । नम | 0. 12 उसरीकयाला चाइना 

वेंकटाइया पुत्र श्री चाइना 

वेंकटा स्वामी 
267/ 1ए1 सरकारी | आई डी 0. 31 | शेख रजिया बेगम 


ईनाम 


4. खाजीपेट 


पुल्लूरु । 267/ 1बी1 


| सरकारी | आई डी | 0.76 |मिसाला तिरूपटाम्मा 


ईनाम 


267/ 2 


सरकारी | आई डी । 


1. 13/मिसाला वेंकटा सुबइया 


ईनाम 


मिसाला प्रसाद 
वी . अत्वाम्मा 
वी. वेंकटा सुबइया 
एम. सुजानाम्मा 
जे. पेडडा रेडिया 
जे. इब्राहम 
कव. नारासाम्मा 
पी . रामा देवी 
आंगवाडी स्कूल 
एम. मुनेम्मा 
एम. वेंकटा रमण 
एम. रमेश 
एम . चाइना वेकटा 
सुबाइया 
एम . पुष्पराज 

एम . वेंकटा सुबाइया 
0.03 मुनागानी नागाराजू पुत्र 

श्री चाइना सुबाइया 


267 / 1सी2 | सरकारी | आई डी 

ईनाम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


___ 2 


3 


| 


4 


5 

6 7 8 
267 / 1एच2 | सरकारी | आई डी | 0 . 36 मुनागानी नागाराजू पुत्र 
ईनाम 

| श्री चाइना सुबाइया 
267/1आई 2 | सरकारी | आई डी | 0. 24 मुनुगानी सुबारायूडू 

ईनाम 
267 / 1जे2 सरकारी | आई डी 0.12 इरागम रेडडी रामाक्का 


ईनाम 


267 / 1एल2 | सरकारी | आई डी | 0. 05 इरागम रेडडी रामाक्का 

ईनाम 
267 / 1डी सरकारी आई डी | 0. 2 नंदयाल चाइना सुबाइया 

ईनाम 
267 /1एन2 सरकारी | आई डी 0.01 कोना नागाम्मा 

ईनाम 

कुल योग | 4. 62 


[ फा. सं. भाराराप्रा/ 11013/ 01 /2011-एलए/नोटिफ /पीआईयू - एटीपी ] 

माया प्रकाश , उप - सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th March , 2013 


S. O . 619 (E ). - Whereas the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O . 1467( E ) dated 4th July , 2012 , Published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii ), issued under sub -section ( 1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred 
to as the said Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to 
the said notification for building ( widening/ four -laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway 
No . 18 on the stretch of land from Km . 167/750 to Km . 224/360 (Kadapa -Kurnool section ) in Kadapa district in the state of 
Andhra Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Vaartha " and " Hindu " both dated 
10th August, 2012 , under sub -section (3 ) of Section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been disposed off by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub- section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted 
its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receiptof the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of Section 3D of the said Act, the CentralGovernmenthereby declares 
that on publication of this notification in the officialGazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in 
the Central Government, free from all encumbrances. 


[ 


11Qu5 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


( 3 ) 


(6 ) 


(8 ) 


(9 ) 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch 
of land proposed Right of way (ROW ) of National Highway No.18 on the stretch of land from 
Km 167 /750 to Km 224 / 360 (Kadapa -Kurnool section ) in Kadapa District in the state of 
Andhra Pradesh 

Name of Name of Name of Survey Type of Nature Area Name of the Land 
Serial the the taluk / the number land 

of land in 

Owner/ Interested person 
number district mandal village 

Acres ) 
(2) 

(5 ) 
18 /11/A1A2 Inam 

0 .01 A .W 
Kadapa (1).Chennur 

18 / 12/A1B | Inam 

0 .01 Green Co Energies Power Plant 
Chennur 
18 / 12 /B2 Inam 

0 .09 Green Co Energies Power Plant 
22 / 1A1B Inam 

10 . 13 | Green Co Energies Power Plant 
22 / 2A1B Inam 

0 .03 

Green Co Energies Power Plant 
21/6B Inam 

0 .03 Green Co Energies Power Plant 
21/7A1B Inam 

0 . 16 Green Co Energies Power Plant 
809 / 1B 

Chittiboina Nadipi Subbarayudu 
ID 
nam 

0 . 30 
( 2 ).Mydukur 

S /o Pedda Subbanna 
Mydukur 

Vallamkondu Sreenivasulu 
S /o Subbarayudu 
Kamanooru Sreenivasulu 

S /o Sreenivasulu 
1318 / 1B Inam 

ID 

Kamanooru Chalapathi 
0 . 16 

S /o Sreenivasulu 
Kamanooru Venkata Subbaiah 
S /o Sreenivasulu 
Kamanooru Ramanaiah 

S /o Sreenivasulu 
1318 /4 Inam 

0 .01 T .G . P Canal 

Gosetty Lakshmi Devi 
Wlo Pedda Rama Munajah 
Panditi Ramaiah 

S /o Pedda Subbaiah 
1309 / 1 Inam ID 10. 10 

Gosetty Lakshumaiah @ 
Gundabbi S /o Lakshumaiah 
Bandi Rama Lakshumma 


Bandia 
aia Rao noob 
jell 


Patta 


446 /B /6A 


Wet 


0 . 15 


(3).Duvvur 


(1) Duwur 


446 /B /7A 


Patta 


Wet 


0 .05 


Duvvur Mahaboob Jelani Baig 
Slo Khader Hussain Baig 
MogalMuzafar Valli Baig 

S /o Jamal Baig 
Mahaboob Bee 
W / o PatelMahammad Saheb 
Usarikayala Chinna Venkataiah 
Slo Chinna Venkata Swamy 


446 /B /8A 


Patta 


Wet 


0.06 


446 /B9 


Patta 


Wet 


0 . 12 


(4 ).Khajipet 


(1) Pulluru 


267 / 1A1 
267/ 1B1 


Sarkar Inam 
Sarkar Inam 


ID 
ID 


0 .31 
0. 76 


Shaik Rajiya Begum 
Meesala Tirupatamma 
Meesala Venkata Subbaiah 
Meesala Prasad 
V . Atchamma, 
V . Venkata Subbaiah 
M .Sujanamma , 
M . Pedda Reddaiah 
J. Abraham 
K. Narasamma 
P .Rama Devi 
| Anganwadi School 
M . Munemma, 
M . Venkata Ramana 
M . Ramesh , 
M .Chinna Venkata Subbaiah 
M . Pushparaj. 
M , Venkata Subbaiah 


267 / 2 


| Sarkar Inam 


ID 


1.13 


www . 

A 


LLAH 


1028 G1/ 13 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11- SEC . 3( ii)] 


0 


(2) 


(3 ) 


(4) 


| (8 ) 


(5 ) 
267 / 1C2 


(6 ) 
Sarkar inam 


TID 


0 .03 


267/ 1H2 


(9 ) 
MunaganiNagaraju 
Slo Chinna Subbaiah 
Munagani Nagaraju 
Slo Chinna Subbaian 
Munagani Subbarayudu 
Iragam Reddy Ramakka 
Iragam Reddy Ramakka 
Nandyala Chinna Subbanna 
Kona Nagamma 


ID 


NAN 


AN 


Sarkar Inam ID 0 . 36 
Sarkar Inam 

0 . 24 
Sarkar Inam ID 0 . 12 
Sarkar Inam ID 0 .05 
Sarkar Inam | ID 

0 . 20 
Sarkar Inam ID 0 .01 

GRAND TOTALTY : 62 


267 / 112 
267 / 1J2 
267/ 1L2 
267/ 1D 
267 / 1N2 


F. No. NHAI/BOT/ 11013 /01/2011-LA /Notif./PIU - ATP ] 

MAYA PRAKASH , Dy.Secy . . 


. 


- 


-- 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


